शासन 


पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 
तक . 114-009 / 2003 / 20-1-03 . " 


छत्तीसगढ़ 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 
जी . 2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से.. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 15 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 13 अप्रैल 2007 - चैत्र 23, शक 1929 


भाग 3 ( 1 ) 


-- 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 9 मार्च 2007 


क्रमांक / 97 / अ.वि.अ./वाचक/ ट्रस्ट / 04.- चूंकि डॉ . सुशील शर्मा आत्मज स्व . श्री एस. के. शर्मा, डी -7 टैगोर नगर , रायपुर ने एक्ट 
1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया 
है . 


2 . 


यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना 
हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन 
स्वत : या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का 
विचार नहीं किया जावेगा. 


उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 9-4-07 को होगी. 


65 


66 


- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2007 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अनुसूची 
( पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण ) 


( 1 ) 


पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता 


. 


सांई हास्पिटल ट्रस्ट , डी -7 टैगोर नगर , पी . एण्ड टी. कालोनी , 
रायपुर . 


( 2 ) 


चल संपत्ति 


ओ . बी. सी . मेडिकल कालेज ब्रांच , खाता क्र . 404516 , 
राशि 34751300 रुपये. 


. 


. 


( 3 ) 


अचल संपत्ति 


निरंक. 


रमेश शर्मा, 
पंजीयक. 


अन्य सूचनाएं 


--- 


-- 


कार्यालय, संयुक्त पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , बिलासपुर ( छ . ग. ) 


-- 


बिलासपुर, दिनांक 15 मार्च 2007 


१ 


छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम , 1960 की नियम 18 ( 1 ), ( 2 ) के अन्तर्गत 


क्र ./ परिसमापन / 2007 / 377. - इस कार्यालय का आदेश क्रमांक / परिसमापन /1472 /बिलासपुर, दिनांक 18-10-06 के तहत नेहरू श्रम 
नियोजन सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3359 दिनांक 12-9-89 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. 
सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री एम. के . बन्दे सहकारिता विस्तार अधिकारी 
सहा. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था . 


परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापन की 
कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है . 


अत : मैं डी. आर . ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग . सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 ( 1 ), ( 2 ) 
एवं छ . ग. सहकारिता विभाग ( जिसे छ. ग . शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है ) के आदेश क्रमांक / एफ - 5-1-99 पन्द्रह -1/ सी. दिनांक 
26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम 
निकाय ( बॉडीकारपोरेट ) समाप्त करता हूं. 


2 


यह आदेश आज दिनांक 14-3-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया. 


... 


. 


बिलासपुर, दिनांक 15 मार्च 2007 


क्र ./ परिसमापन/2007 / 378. - पंजीयन क्रमांक 3756 दिनांक 17-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम , 
1960 की धारा 69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1005 दिनांक 31-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से 
कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. 


. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2007 


67 


अत : संस्था के छ . ग . सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत छ. ग . सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक / एफ /5 
1-99 पन्द्रह -1 ए/ बी/ सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी . आर . ठाकुर सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर गोरखपुर खनिज स. स. गोरखपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सह . वि . अधि ., गौरेला को उक्त अधिनियम 
की धारा 70 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं. 


बिलासपुर , दिनांक 15 मार्च 2007 


- 


क्र . / परिसमापन/ 2007/ 379. - पंजीयन क्रमांक 3765 दिनांक 18-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 
1960 की धारा 69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1210 दिनांक 30-9-05 द्वारा दिया गया था . किन्तु समिति की ओर से 
कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. 


अतः संस्था के छ . ग. सहकारिता अधिनियम , 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत छ . ग . सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक / एफ / 5 
1-99 पन्द्रह -1 ए/ बी / सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी . आर . ठाकुर सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर गर्जन दहाड़ सिद्ध बाबा खनिज कामगार स. स: पतरकोनी को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि., 
गौरेला को उक्त अधिनियम की धारा 70 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं . 


बिलासपुर, दिनांक 15 मार्च 2007 


क्र . / परिसमापन/ 2007/ 380.-- पंजीयन क्रमांक 3936 दिनांक 25-5-99 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम , 
1960 की धारा 69. ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 763 दिनांक 20-6-06 द्वारा दिया गया था . किन्तु समिति की ओर से कोई 
. उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया . 


अतः संस्था के छ . ग . सहकारिता अधिनियम , 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक / एफ / 5 
1-99 पन्द्रह -1 ए/ बी / सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर मजदूर विकास पत्थर ख. स. धरमपुरा को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि., कोटा को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं . 


बिलासपुर, दिनांक 15 मार्च 2007 


क्र ./ परिसमापन/ 2007 / 381. - पंजीयन क्रमांक 3651 दिनांक 29-3-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम , 
1960 की धारा 69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 917 दिनांक 18-7-06 द्वारा दिया गया था . किन्तु समिति की ओर से कोई 
उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. 


अत : संस्था के छ . ग. सहकारिता अधिनियम , 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत छ . ग . सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक / एफ /5 
1-99 पन्द्रह-1 ए/ बी / सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी . आर. ठाकुर सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ईशा सह. उप. भंडार तात्याटोपे नगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमती शोभा बन्दे, सह . निरी. को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं . 


। 


68 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2007 


[ भाग 3 ( 1 ) 


बिलासपुर , दिनांक 15 मार्च 2007 


क्र ./ परिसमापन / 2007 / 382: -पंजीयन क्रमांक 3652 दिनांक 30-3-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम , 
1960 की धारा 69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 972 दिनांक 29-7-06 द्वारा दिया गया था . किन्तु समिति की ओर से कोई 
उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. 


अत : संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत छ . ग . सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक / एफ / 5 
1-99 पन्द्रह -1 ए/ बी / सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी . आर. ठाकुर सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर महामाया सह. उप . भंडार तिलकनगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमती शोभा बन्दे, सह . निरी. को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं . 


च 


बिलासपुर, दिनांक 20 मार्च 2007 


क्र ./ परिसमापन/ 2007/ 402. - पंजीयन क्रमांक 3793 दिनांक 28-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 
1960 की धारा 69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1158 दिनांक 21-8-06 द्वारा दिया गया था . किन्तु समिति की ओर से 
कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. 


- 


1 


अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत छ . ग . सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक / एफ /5 
1-99 पन्द्रह -1 ए/ बी / सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी . आर. ठाकुर सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर खनिज स . स. पौंसरी को परिसमापन में लाता हूं तथा सह . वि.अधि., बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 
70 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं. 


.. 


बिलासपुर, दिनांक-20 मार्च2007 


, 


क्र . / परिसमापन / 2007/ 403.-- पंजीयन क्रमांक 3500 दिनांक 12-4-93 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम , 
1960 की धारा 69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 31-7-06 द्वारा दिया गया था . किन्तु समिति की ओर से 
कोई उत्तर प्रास नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया . उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. 


. 


अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत छ. ग . सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक / एफ / 5 
1-99 पन्द्रह -1 ए/ बी / सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी . आर. ठाकुर सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ईंट भट्टा स. स. कामता को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अ., मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 
70 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं. 


: 


बिलासपुर , दिनांक 20 मार्च 2007 


क्र ./ परिसमापन/ 2007/ 404. - पंजीयन क्रमांक 3837 दिनांक 28-2-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 
1960 की धारा 69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 31-7-06 द्वारा दिया गया था . किन्तु समिति की ओर से 
कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया . 


अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम , 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/ एफ /5 
1-99 पन्द्रह -1 ए/ बी / सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी . आर. ठाकुर सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर अंजली पुत्र खनिज स . नेवसा को परिसमापन में लाता हूं तथा सह . वि . अधि ., पेन्ड्रा को उक्त अधिनियम 
की धारा 70 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2007 


69 


बिलासपुर , दिनांक 20 मार्च 2007 


क्र ./ परिसमापन /2007/ 405. - पंजीयन क्रमांक 202 दिनांक 11-2-05 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम , 
1960 की धारा 69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 762 दिनांक 20-6-06 द्वारा दिया गया था . किन्तु समिति की ओर से कोई 
उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया . 


अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम , 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक / एफ / 5 
1-99 पन्द्रह -1 ए / बी / सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जय भवानी बहु. स . स. अमोरा को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि . अधि ., पथरिया को उक्त अधिनियम 
की धारा 70 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं. 


डी . आर. ठाकुर , 


सहायक पंजीयक . 


3 


- 


। 


.. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007 . 


ܕ 





1 


ܬܐܐ 


. 


1 


،، 


- 


; 


ܕܝܝ 


